PARTI ] 


HIARYANA GOVT. GAZ .. DEC. 21, 2010 ( AGHN. 30. 1932 SAKA ) 


663 


लोक निर्माण विभाग सिंचाई शाखा 


रेवाड़ी वृत्त 


दिनांक 10 दिसम्बर , 2010 


क्रमांक 1229011-L/33.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट, भूमि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर 
सार्वजनिक प्रयोजन हेतु एक जनहित कार्य नामत: बुढपुर डिस्ट्रिब्यूटरी के आगे विस्तार हेतु कि ० मी० 3.650 से 4.520 तक मालगुजारी सीमा गांव 
आसपुर , तहसील एवं जिला रेवाड़ी के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए एक अधिसूचना हरियाणा सरकार , सिंचाई विभाग की 
अधिसूचना संख्या 5509/1 एल/33, दिनांक 3 जून , 2010 की धारा 4 (1) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 का अधिनियम 1) के द्वारा हरियाणा 
सरकार के गजट दिनांक 8 जून , 2010 में प्रकाशित की गई है । 


अब यह घोषणा की जाती है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि में निर्माण कार्य हेतु उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करना 
अनिवार्य है । अत: यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन अधिनियम 1894 (1894 का अधिनियम 1) द्वारा जारी की 
जाती है जो उन सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु है जो इस से सम्बन्धित हैं । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर रेवाड़ी व कार्यकारी अभियन्ता निर्माण मंडल नं 0 33. 
रेवाड़ी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


तहसील 


जिला 


परिक्षेत्रागांव/ 


क्षेत्रफल 


खसरा संख्या 


हदबस्त नं ० 


कनाल 


मरला 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


आसपुर -114 


21 


17 


18 


4/1/2 मिन (0-14), 5/2 मिन ( 1-2 ) 
11/1 मिन ( 0-10), 11/3 मिन कमज मरला. 12/2 मिन ( 0-2), 
18/2 मिन (0-1), 19/1 मिन (0-9). 19/2 मि . 0-16), 
23/2 मिन (0-19 ), 24/2 मिन (0-7 ) 
6/1/3 मिन कमज मरला, 11 मिन ( 0-18), 12 मिन ( 0-18), 
13 मिन ( 0-18), 14 मिन (0-18), 15 मिन ( 0-16) 
13 मिन (0-2), 14 मिन ( 0-18), 15 मिन (0-18) 
रास्ता नं : 44/2 मिन ( 0-2), 51/2 मिन (0-1 ) 
बुढपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण जो 
सामान्यत: गांव आसपुर की हदबस्त संख्या 114 से आरम्भ 
होकर इसी में समाप्त हो जाती है । उक्त भूमि की पट्टी को 
इंडैक्स प्लान पर दर्शाया गया है । 


19 


कुल रकबा 


11 


अथवा 


1.431 एकड़ 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार 


बी ० के ० शर्मा, 

अधीक्षक अभियन्ता. 
जे ० एल ० एन ० जल सेवाएं परिमण्डल , रेवाड़ी । 


664 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 21 , 2010 (AGHN . 30 , 1932 SAKA ) 


[ PARTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


IRRIGATION BRANCH 


CIRCLE REWARI 


The 10th December, 2010 


No. 12290/1 -L /33. - Whereas,the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by the 
Government, at the Public expenses,for a public purpose,namely , for the construction of " Extension Budhpur Disty. from 
Km 3.650 to 4.520 falling in the Revenue Boundaries of village Aaspur in Tehsil and District Rewari " for which ,Haryana 
Government, Irrigation Department, Notification No. 5509 /1L - 33 , dated 3rd June, 2010 under Section 4 (1) of the land 
Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ) has been published in Haryana GovernmentGazette dated 8th June, 2010, it is hereby 
declared that land descirbed in the specification below is needed for the above purpose . 


This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ) for the 
information of all to whom itmay concern . 


Plans of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector, 
Rewari and Exccutive Engineer, Construction Division No. 33 , Rewari on any working day. 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Khasra No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Kanal Marla 


Rewari 


Rewari 


Aaspur 


11 


9 


21 


4/1/2 min (0-14 ), 5/2 min (1-2 ) 


17 


11/1 min (0-10 ), 11/3 min (Kamaj Marla ), 
12/2 min (0-2 ), 18/2 min (0-1 ), 19/1min 
(0-9), 19/2 min (0-16 ), 23/2 min (0-19 ), 
2412 min (0-7) 


18 


6/1/3 min (KamajMarla ), 1 1 min (0-18 ), 12 
min (0-18 ), 13 min (0-18 ), 14 min (0-18 ), 15 
min (0-16 ) 


19 


13 min (0-2 ), 14 min (0-18 ), 15 min (0-18 ) 


Path 44/2 min (0-2 ), 51/2 min (0-1 ) 


The proposed acquisition of land is for 
extension of Budhpur Disty. Generally starting 
from Hadbast No. 114 of village Aaspur and its 
terminating. Aforesaid strip of land is marked 
on the index plan . 


Total 


11 


9 


Or 1.431 Acres 


By order ofGovernor of Haryana 


B.K.SHARMA , 
Superintending Engineer, 
JLN Water Services Circle , Rewari. 


